निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 17 आश्विन 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1220 ) पटना , शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2015 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 
9 सितम्बर 2015 


सं० सह. 02 / राज. ( स्था .) - 10 / 2009 - 3141 ___ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार , पटना के पत्र 
संख्या - ज. शि . को . (मु. स.)- 07 / 2007 - 556 दिनांक 19.02.2008 के आलोक में सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में 
सूचना एवं जनशिकायत कोषांग के लिए पदाधिकारियों / कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर चयन करने हेतु चयन 
समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है : 

1. प्रधान सचिव , सहकारिता विभाग , बिहार , पटना – अध्यक्ष 
2. संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग , बिहार, पटना – सदस्य 
3. उप - सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना ( प्रभारी स्थापना) – सदस्य । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1220- 571 + 20 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


